रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 31 
No. 3 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ.- O1102021-230101 


CG - DL - E - 01102021-230101 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I– खण्ड 3 

PART I— Section 3 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 1 , 2021 / आश्विन 9 , 1943 

NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 1 , 2021 / ASVINA 9 , 1943 


रक्षा मंत्रालय 

( रक्षा उत्पादन विभाग ) 

संकल्प 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , 1 अक्तूबर , 2021 

सं . 7 ( अ ) . – भारत के राष्ट्रपति ( श्री पुनीत अग्रवाल , संयुक्त सचिव , भारत सरकार , रक्षा उत्पादन विभाग , रक्षा मंत्रालय के 
माध्यम से कार्य करते हुए ) और म्युनिशन इंडिया लिमिटेड , आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड , एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया 
लिमिटेड , ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड , यंत्र इंडिया लिमिटेड , इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ( सामूहिक रूप से 
" नएडीपीएसयू " के रूप में संदर्भित सात कंपनियाँ ) के बीच 29 सितंबर , 2021 के समझौता ज्ञापन के आधार पर , शस्त्रों , गोला - बारूद , 
हथियारों , वाहनों , रक्षा उपस्करों और गैर - रक्षा उपस्करों के उत्पादन की गतिविधियों को ( जो पहले रक्षा उत्पादन विभाग , रक्षा 
मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड ( " ओएफबी ” ) की 41 इकाईयों द्वारा किया जाता था ) अनुबंध ' क ' में निर्धारित संरचना के अनुसार 
1 अक्टूबर , 2021 ( नियत तारीख ) से नए डीपीएसयू को हस्तांतरितकर दिया गया है । इसके अतिरिक्त , ओएफबी की चिन्हितगैर - उत्पादन 
इकाइयों के प्रबंधन , नियंत्रण , संचालन और रखरखाव तथा ओएफबीकी 16 उत्पादन इकाइयों की चिन्हित अतिरिक्त भूमि को अनुबंध 
' ख ' में किए गए निर्धारण के अनुसार 01 अक्टूबर , 2021 से रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन गठित आयुध निदेशालय ( समन्वय एवं 
सेवाएं ) ( " निदेशालय " ) को हस्तांतरित कर दिया गया है । 


2. नियत तारीख को और उसके बाद से , ओएफबी , जिसकी स्थापना रक्षा मंत्रालय के दिनांक 09.01.1979 केपत्रांक 1 ( 82 ) / 78 / रक्षा 
( निर्माणी I ) के तहत की गई है , का एक निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । 


3. अनुबंध ' क ' और ' ख ' में निर्धारित संरचना के अनुसार ओएफबी की सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ नए डीपीएसयू और निदेशालय 
को हस्तांतरितकर दी गई हैं । 

5573 GI / 2021 


( 1 ) 


2 


[ PART I— SEC.3 ] 

4. संयंत्र और मशीनरी , कच्चे माल , भूमि और भवन की खरीद , प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण और सेवाओं की आपूर्ति या कोई अन्य 
व्यवस्था की आपूर्ति के संबंध में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं , ठेकेदारों , विक्रेताओं , कंपनियों , संगठनों और व्यक्तियों के साथ ओएफबी या 
इसके किसी भी उत्पादन और गैर - उत्पादन इकाईयों द्वारा किए गए सभी मौजूदा अनुबंधो , समझौते , विलेख , खरीद आदेश और समझौता 
ज्ञापन , व्यापार के स्थानान्तरण की तारीख को जारी रखने और / या नए डीपीएसयू और निदेशालय के संचालन के लिए 
आवश्यक ( अनुबंध'क ' और ' ख ' में निर्धारित संरचना के अनुसार ) और डीपीएसयू और निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार 
की सेवाओं के अभिदाताओं के साथ नई डीपीएसयू और निदेशालय ( अनुबंध क और ख में निर्धारित संरचना के अनुसार ) को भी 
निर्धारित तारीख से हस्तांतरित कर दिया जाएगा । 


5. नए डीपीएसयू और निदेशालय इन अनुबंधों , समझौतों , विलेखों , खरीद आदेशों और समझौता ज्ञापनो का उचित कार्य - निष्पादन 
का सम्मान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और विवादों के मामले में अनुबंधों , समझौतों , विलेखों , खरीद आदेशों और समझौता 
ज्ञापनों के तहत उत्तराधिकारी / समनुदेशिती के रुप में मुकदमा चलाने और चलने के लिए और किसी भी चूक , देरी , गैर - कार्यनिष्पादन के 
लिए उत्तरदायी होगें । 


6. नियत तारीख से , किसी भी पत्राचार , बिल , नोटिस और ओएफबी के अन्य दस्तावेजों के संदर्भ नियत तारीख से पहले जारी किये 
गए हों , जहाँ कभी भी संदर्भ इसकी अनुमति और इजाजत देता है , को अनुबंध क और ख में निर्धारित संरचना के अनुसार नये 
डीपीएसयू और निदेशालय के संदर्भ के रुप में पढ़ा जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


7. नियत तारीख से , नये डीपीएसयू और निदेशालय द्वारा जारी किये गये किसी भी बिल , नोटिस या अन्य दस्तावेज , जिसमें 
ओएफबी का कोई संदर्भ हो , जहाँ कभी भी संदर्भ इसकी अनुमति और इजाजत देता है , को अनुबंध क और ख में निर्धारित संरचना के 
अनुसार नये डीपीएसयू और निदेशालय के रुप में पढ़ा जाएगा । 


8. नियत तारीख से , सभी चेक , ड्राफ्ट या अन्य विलेख जिसके तहत ओएफबी को देय राशि के संबंध में भारत सरकार के पक्ष में 
भुगतान किया जाना है , जहाँ कभी भी संदर्भ इसकी अनुमति और इजाजत देता है , को अनुबंध क और ख में निर्धारित संरचना के 
अनुसार नये डीपीएसयू और निदेशालय के पक्ष में जारी किए जाएं । 


++ 


# 


1 . 


7 नई डीपीएसयू के लिए उत्पादन ईकाइयों और चिन्हित गैर - उत्पादन इकाइयों के हस्तांतरण के लिए संरचना 

हंस्तांतरण की जाने वाली उत्पादन इकाई का नाम 

नई डीपीएसयू का अंतरिती नाम और मुख्य 

लक्ष्य / व्यवसाय 


गोला बारूद निर्माणी , खड़की 

कोर्डाइट फैक्टरी , अरुवनकाडु 


हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी , तिरुच्चिराप्पल्ली 

अति विस्फोटक निर्माणी , खड़की 

आयुध निर्माणी भंडारा 

आयुध निर्माणी बलांगीर 

आयुध निर्माणी चांदा , चन्दापुर 

आयुध निर्माणी देहु रोड 

आयुध निर्माणी इटारसी 

आयुध निर्माणी खमरिया 

आयुध निर्माणी नालंदा 

आयुध निर्माणी वरणगांव 


अनुबंध क 


म्युनिशन इंडिया लिमिटेड यह डीपीएसयू गोलाबारूद 
और विस्फोटकों का विनिर्माण करने के व्यवसाय में 
कार्यशील होगा । 

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः 

आयुध निर्माणी खड़की , पुणे , महाराष्ट्र , भारत , 411003 


[ भाग I— खण्ड 3 ] 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इंजन निर्माणी आवड़ी 

भारी वाहन निर्माणी आवड़ी 

मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी , अम्बरनाथ 

आयुध निर्माणी मेदक 

वाहन निर्माणी जबलपुर 

फील्ड गन फैक्टरी कानपुर 

गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर 

तोप एवं गोला निर्माणी काशीपुर 

आयुध निर्माणी कानपुर 
आयुध निर्माणी परियोजना कोरवा 

आयुध निर्माणी तिरुच्चिरापल्ली 
राइफल फैक्टरी ईशापुर 

लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर 

आयुध वस्त्र निर्माणी आवडी 
आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर 
आयुध उपस्कर निर्माणी कानपुर 
आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर 


3 

आर्ल्ड व्हीकल निगम लिमिटेड | यह डीपीएसयू वाहनों के 

निर्माण व्यवसाय में कार्यशील होगी । 

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः 


ग्रे आयरन फाउंडरी जबलपुर 
धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर 

आयुध निर्माणी अम्बरनाथ 

आयुध निर्माणी अम्बाझरी 

आयुध निर्माणी भुसावल 

आयुध निर्माणी दमदम 

आयुध निर्माणी कटनी 

आयुध निर्माणी मुरादनगर् 

आयुध तार निर्माणी चंडीगढ़ 

आयुध निर्माणी देहरादून 

ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी देहरादून 


एचवीएफ रोड , भक्तावत्सलापुरम , अवाड़ी , चेन्नई , 
तमिलनाडु , भारत , 600054 


एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड । यह 
डीपीएसयू हथियारों तथा उपस्करों के निर्माण संबंधी 
व्यवसाय में कार्यशील होगी । 

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः 


आयुध निर्माणी कानपुर , कालपी रोड , कानपुर , उत्तर 
प्रदेश , भारत , 208009 


ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड । यह डीपीएसयू टूप कंफर्ट मदों के 
निर्माण व्यवसाय में कार्यशील होगी । 

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय : 

सी / ओ आयुध निर्माणी उपस्कर मुख्यालय , जीटी रोड , 
कानपुर , उत्तर प्रदेश , भारत , 208013 


यंत्र इंडिया लिमिटेड । यह डीपीएसयू मिलिट्री ग्रेड अवयवों 
और अनुषंगी उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय में लगा 
रहेगा । 


पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः 

सी / ओ महाप्रबंधक आयुध निर्माणी , अम्बाझरी अमरावती 
रोड , अम्बाझरी , नागपुर , महाराष्ट्र , भारत , 440021 


इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड । यह डीपीएसयू विभिन्न 
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के निर्माण व्यवसाय में कार्यशील 
होगी । 


पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय : 

सी / ओ ऑप्टो इलेक्ट्रोनिक निर्माणी , रायपुर , देहरादून , 
उत्तराखंड , भारत , 248008 


4 


# 


7 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


1 . 


आयुध पैराशूट निर्माणी कानपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


हंस्तांतरण की जाने वाली उत्पादन इकाई का नाम 

आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , खमरिया 
राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी , अम्बाझरी 

क्षेत्रीय संरक्षा नियन्त्रणालय पुणे 
क्षेत्रीय विपणन केंद्र , पुणे 


आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , अम्बरनाथ 

आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , आवड़ी 

आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , मेदक 

क्षेत्रीय संरक्षा नियन्त्रणालय , आवड़ी 

क्षेत्रीय विपणन केंद्र , चेन्नै 


कवच वाहन मुख्यालय , आवड़ी 

आयुध निर्माणी बोर्ड , मुंबई कार्यालय 


आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , ईशापुर 

क्षेत्रीय संरक्षा नियन्त्रणालय , कानपुर 
आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , कानपुर 

आयुध उपस्कर निर्माणियाँ समूह मुख्यालय , कानपुर 

आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , अम्बाझरी 


क्षेत्रीय संरक्षा नियन्त्रणालय , अम्बाझरी 

क्षेत्रीय संरक्षा नियन्त्रणालय , ईशापुर 
आयुध निर्माणी भर्ती केंद्र , अम्बाझरी 
एन ए डी पी परिसर में स्थित 

क्षेत्रीय विपणन केंद्र , नई दिल्ली 


आयुध निर्माणियाँ शिक्षण संस्थान , देहरादून 


# परिसंपत्ति का नाम 

इंडो - रशिया 
( आईआरआरपीएल ) 


[ PART I— SEC.3 ] 

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड । यह डीपीएसयू पैराशूट के 
निर्माण व्यवसाय में कार्यशील होगी । 

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः 


रायफल्स प्राइवेट 


सी / ओ आयुध निर्माणी उपस्कर मुख्यालय , जीटी रोड , 
कानपुर , उत्तर प्रदेश , भारत , 208005 


नई डीपीएसयू का अंतरिती नाम और मुख्य 
लक्ष्य / व्यवसाय म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड 

म्युनिशन इंडिया लिमिटेड 


आई व्हीकल निगम लिमिटेड 


एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड 


द्रूप कंफटर्स लिमिटेड 


यंत्र इंडिया लिमिटेड 


इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड 

नई डीपीएसयू का अंतरिती नाम 

लिमिटेड | एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड 


आईआरआरपीएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 42.5 
प्रतिशत 

म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड , 

आईआरआरपीएल का प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 8 
प्रतिशत 

आर्डीनेंस फैक्टरीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग कानपुर ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूरा करना 
जारी रखेगी । 


[ भाग I— खण्ड 3 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

आयुध निदेशालय ( समन्वय और सेवाएं ) को पहचान की गई गैर - उत्पादन ईकाइयों तथा अर्धशेष भूमि के हस्तांतरण हेतु संरचना । 

हस्तांतरित की जाने वाली गैर उत्पादन इकाई का नाम 

आयुध निर्माणी अस्पतालों / स्वतंत्र डिस्पेंसरी 


# 


1 


2 


ओएफ विद्यालय 


धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर 

गोला बारूद निर्माणी खड़की 


आयुध निर्माणी कानपुर 

आयुध निर्माणी खमरिया 

तोप एवं गोला निर्माणी काशीपुर 

आयुध उपस्कर निर्माणी कानपुर 
आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर 
गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर 
वाहन निर्माणी जबलपुर 
भारी वाहन निर्माणी आवड़ी 

आयुध निर्माणी अम्बरनाथ 

कोर्डाइट फैक्टरी अरुवनकाडु 


आयुध निर्माणी मेदक 

आयुध निर्माणी मुरादनगर 

आयुध निर्माणी भंडारा 

आयुध 

आयुध निर्माणी अम्बाझरी 

आयुध निर्माणी वरणगांव 

आयुध निर्माणी देहरादून 

आयुध निर्माणी कटनी 

आयुध निर्माणी तिरुच्चिरापल्ली 

आयुध निर्माणी इटारसी 

आयुध निर्माणी देहू रोड 

आयुध निर्माणी बलांगीर 

आयुध निर्माणी भुसावल 

आयुध तार निर्माणी चंडीगढ़ 

आयुध उपस्कर निर्माणी हजरतपुर 

आयुध निर्माणी नालंदा 


निर्माणी चांदा , चन्दापुर 


आयुध निर्माणी परियोजना कोरवा 

आयुध निर्माणी भंडारा 

आयुध निर्माणी अम्बरनाथ 

आयुध निर्माणी अम्बाझरी 

आयुध निर्माणी भुसावल 


5 


6 


3 


4 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


ओएफबी मुख्यालय इकाईयां 


आयुध निर्माणी चन्दापुर 

आयुध निर्माणी वरणगांव 

आयुध निर्माणी इटारसी 

आयुध निर्माणी कटनी 

गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर 

आयुध निर्माणी खमरिया 

वाहन निर्माणी जबलपुर 

कोर्डाइट फैक्टरी अरुबनकाडु 

आयुध निर्माणी तिरुच्चिरापल्ली 

आयुध वस्त्र निर्माणी आवडी 

आयुध निर्माणी बड़्माल 

तोप एवं गोला निर्माणी काशीपुर 


धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर 

राइफल फैक्टरी ईशापुर 

निर्माणी दमदम 


आयुध 

आयुध निर्माणी मुरादनगर 

आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर 

आयुध उपस्कर निर्माणी कानपुर 

आयुध निर्माणी कानपुर 

आयुध निर्माणी देहरादून 

ओएफबी मुख्यालय ( कोलकाता में स्थित ) और ओएफबी नई 
दिल्ली कार्यालय 


16 आयुध निर्माणियों में 3152.11 एकड की भूमि की पहचान इस प्रकार है 

( क ) आयुध निर्माणी भंडारा : 420 एकड़ 

( ख ) आयुध निर्माणी अम्बरनाथ : 168.32 एकड़ 


[ PART I— SEC.3 ] 


( ग ) आयुध निर्माणी अम्बाझरी : 552 एकड़ 

( घ ) आयुध निर्माणी वरणगांव : 140 एकड़ 

( ङ ) आयुध निर्माणी इटारसी : 585 एकड़ 

( च ) आयुध निर्माणी कटनी : 45 एकड़ 

( छ ) गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर : 168 एकड़ 

( ज ) आयुध निर्माणी खमरिया : 307 एकड़ 

( झ ) हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्टरी तिरुच्चिराप्पल्ली : 288.55 एकड़ 

( ञ ) आयुध निर्माणी तिरुच्चिरापल्ली : 160 एकड़ 


[ भाग I— खण्ड 3 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ट ) भारी वाहन निर्माणी आवड़ी : 43.81 एकड़ 

( 5 ) 

आयुध निर्माणी मेदक : 36 एकड़ 

( ड ) धातु एवं इस्पात निर्माणी ईशापुर : 36.09 एकड़ 

( ढ ) आयुध निर्माणी मुरादनगर : 87.35 एकड़ 

( ण ) आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहाँपुर : 52.02 एकड़ 
( त ) आयुध निर्माणी कानपुर : 62.97 एकड़ 


7 


[ फा . सं . 1 ( 5 ) / 2021 / ओएफ / डीपी ( प्ला- V ) ] 

पुनीत अग्रवाल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 

( Department of Defence Production ) 

RESOLUTION 

New Delhi , the 1st October , 2021 

No.7 ( E ) – By virtue of the Memorandum of Understanding dated 29th September , 2021 entered into between 
the President of India ( acting through Shri Puneet Agarwal , Joint Secretary to Government of India , Department of 
Defence Production ( DDP ) , Ministry of Defence ) and Munitions India Limited , Armoured Vehicles Nigam Limited , 
Advanced Weapons and Equipment India Limited , Troop Comforts Limited , Yantra India Limited , India Optel 
Limited and Gliders India Limited ( the seven companies collectively referred to as “ New DPSUs ” ) , the activities in 
the production of arms , ammunitions , weapons , vehicles , defence equipment and non - defence equipment ( which were 
earlier undertaken by the 41 units of Ordnance Factory Board ( " OFB ” ) under Department of Defence Production , 
Ministry of Defence ) have been transferred to the New DPSUs with effect from 1st October , 2021 ( “ Appointed 
Date " ) , as per the structure set out in Annexure A. Further , the management , control , operations and maintenance of 
certain identified non - production units of OFB and identified surplus land at 16 production units of OFB have been 
transferred to the Directorate of Ordnance ( Coordination & Services ) ( " Directorate " ) under the DDP with effect from 
1st October , 2021 , as set out in Annexure B. 


2. On and with effect from the Appointed Date , OFB , which has been set up vide Ministry of Defence letter no . 
1 ( 82 ) / 78 / D ( Fy.I ) dated 09.01.1979 , shall cease to exist as a body . 


3. All the assets and liabilities of OFB stand transferred to the New DPSUs and the Directorate , as per the structure 
set out in Annexures A and B. 


4. All the existing contracts , agreements , deeds , purchase orders and Memorandum of Understandings entered into 
by OFB or any of its production and non - production units with various suppliers , contractors , vendors , companies , 
Organisations and individuals in respect of supply of plant and machinery , raw materials , purchase of land and 
building , Transfer of Technology and supply of services or any other arrangement , subsisting on the date of transfer of 
business and / or required for operations of the New DPSUs and Directorate ( as per the structure set out in Annexures 
A and B ) and with subscribers of all types of services to be provided by the New DPSUs and Directorate , will also 
stand transferred to the New DPSUs and the Directorate ( as per the structure set out in Annexures A and B ) with 
effect from the Appointed Date . 


5. The New DPSUs and the Directorate will be solely responsible for honouring these contracts , agreements , deeds , 
purchase orders and Memorandum of Understandings for their due performance and in case of disputes to sue and be 
sued as the successor / assignee under the contracts , agreements , deeds , purchase orders and Memorandum of 
Understandings and shall be liable for any defaults , delays , or non - performance . 


With effect from the Appointed Date , any reference , in any correspondence , bills , notices , and other documents 
to the OFB , having been issued prior to the Appointed Date shall , wherever the context so permits and allows , be read 
as reference to the New DPSUs and the Directorate , as per the structure set out in Annexures A and B. 


7. With effect from the Appointed Date , in any bill , notice , or other document issued by the New DPSUs and the 
Directorate , bearing any reference to the OFB , shall , wherever the context so permits and allows , be read as reference 
to the New DPSUs and the Directorate , as per the structure set out in Annexures A and B. 


8 


1 . 


8. With effect from the Appointed Date , all cheques , drafts or other instruments under which payment is to be made 
in favour of the Government of India in respect of monies owed to the OFB , wherever the context so permits and 
allows , be drawn in favour of the New DPSUs and the Directorate , as per the structure set out in Annexures A and B. 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


# 


Annexure A 

Structure for Transfer of Production Units and identified Non - Production Units to the 7 New DPSUs 
Name of transferring production unit 

Name of transferee New DPSUs and main 
objectives / business¹ 


Ammunition Factory Khadki 

Cordite Factory Aruvankadu 

High Energy Projectile Factory Tiruchirappalli 

High Explosive Factory Khadki 


Ordnance Factory Bhandara 

Ordnance Factory Bolangir 

Ordnance Factory Chanda Chandrapur 

Ordnance Factory Dehu Road 

Ordnance Factory Itarsi 

Ordnance Factory Khamaria 

Ordnance Factory Nalanda 

Ordnance Factory Varangaon 


Engine Factory Avadi 

Heavy Vehicle Factory Avadi 

Machine Tool Prototype Factory Ambernath 

Ordnance Factory Medak 

Vehicle Factory Jabalpur 


Field Gun Factory Kanpur 

Gun Carriage Factory Jabalpur 
Gun and Shell Factory Cossipore 
Ordnance Factory Kanpur 
Ordnance Factory Project Korwa 
Ordnance Factory Tiruchirappalli 
Rifle Factory Ishapore 

Small Arms Factory Kanpur 
Ordnance Clothing Factory Avadi 
Ordnance Clothing Factory Shahjahanpur 
Ordnance Equipment Factory Kanpur 
Ordnance Equipment Factory Hazratpur 


[ PART I - SEC.3 ] 


Grey Iron Foundry Jabalpur 


Munitions India Limited . This DPSU will be 
engaged in the business of manufacturing 
ammunition and explosives . 


Registered and corporate office : 
Ammunition Factory Khadki , Pune , 
Maharashtra , India , 411003 


Armoured Vehicles Nigam Limited . This 
DPSU will be engaged in the business of 
manufacturing vehicles . 


Registered and corporate office : HVF Road , 
Bhaktavatsalapuram , Avadi , Chennai , Tamil 
Nadu , India , 600054 


Advanced Weapons and Equipment India 
Limited . This DPSU will be engaged in the 
business of manufacturing weapons and 
equipment . 


Registered and corporate office : Ordnance 
Factory Kanpur , Kalpi Road , Kanpur , Uttar 
Pradesh , India , 208009 


Troop Comforts Limited . This DPSU will be 
engaged in the business of manufacturing 
troop comfort items . 


Registered and corporate office : C / o 
Ordnance Factory Equipment , Headquarter 
GT Road , Kanpur , Uttar Pradesh , India , 
208013 

Yantra India Limited . This DPSU will be 


It is hereby clarified that the respective DPSUs may diversify their businesses in future as per 
commercial viability . 


[ भाग I— खण्ड 3 ] 


6 . 


7 . 


1 . 


2 . 


g 
. 


4 . 


5 . 


# 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Metal and Steel Factory Ishapore 

Ordnance Factory Ambernath 
Ordnance Factory Ambajhari 

Ordnance Factory Bhusawal 

Ordnance Factory Dumdum 

Ordnance Factory Katni 

Ordnance Factory Muradnagar 
Ordnance Cable Factory Chandigarh 
Ordnance Factory Dehradun 
Opto - Electronics Factory Dehradun 


Ordnance Parachute Factory Kanpur 


Name of transferring non - production unit 

Ordnance Factories Institute of Learning , Khamaria 


National Academy of Defence Production , Ambajhari 


Regional Controllerate of Safety Pune . 


Regional Marketing Centre , Pune 


Ordnance Factories Institute of Learning , Ambernath 
Ordnance Factories Institute of Learning , Avadi 

Ordnance Factories Institute of Learning , Medak 

Regional Controllerate of Safety , Avadi 

Regional Marketing Centre , Chennai 

AV Head Quarter , Avadi 

OFB Mumbai Office 


Ordnance Factories Institute of Learning , Ishapore 
Regional Controllerate of Safety , Kanpur 


Ordnance Factories Institute of Learning , Kanpur * 
OEF Head Quarter , Kanpur 

Ordnance Factories Institute of Learning , Ambajhari 
Regional Controllerate of Safety , Ambajhari 

Regional Controllerate of Safety , Ishapore 


engaged in the business of manufacturing 
Military Grade components and Ancillary 
products . 


Registered and corporate office : C / o The 
General Manager Ordnance Factory , 
Ambajhari Amravati Road Ambajhari , 
Nagpur , Maharashtra , India , 440021 


India Optel Limited . This DPSU will be 
engaged in the business of manufacturing 
opto - electronic items . 


Registered and corporate office : C / o Opto 
Electronic Factory , Raipur , Dehradun , 
Uttarakhand , India , 248008 


Gliders India Limited . This DPSU will be 
engaged in the business of manufacturing 
parachutes . 


Registered and corporate office : C / o 
Ordnance Factory Equipment Headquarter , 
GT Road , Kanpur , Uttar Pradesh , India , 
208005 


Name of transferee New DPSUs 
Munitions India Limited 


Armoured Vehicles Nigam Limited 


Advanced Weapons and Equipment India 
Limited 


Troop Comforts Limited 


Yantra India Limited 


9 


10 


6 . 

# 


1 . 


# 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Ordnance Factory Recruitment Centre located in NADP 
premises at Ambajhari 

Regional Marketing Centre , New Delhi 

Ordnance Factories Institute of Learning , Dehradun 

Name of the asset 


1 . 


Indo - Russian Rifles Private Limited ( IRRPL ) 


OF Hospitals / 
independent 
dispensaries 


* Ordnance Factories Institute of Learning , Kanpur would continue to cater to the training needs of the staff of Gliders 
India Limited . 


Annexure B 

Structure for Transfer of identified Non - Production Units and Surplus Land to the Directorate of Ordnance 
( Coordination & Services ) 


Metal and Steel Factory Ishapore 


India Optel Limited 

Name of transferee New DPSUs and % of 
paid - up equity share capital of the asset 


Ammunition Factory Khadki 

Ordnance Factory Kanpur 

Ordnance Factory Khamaria 

Gun and Shell Factory Cossipore 


[ PART I - SEC.3 ] 


Advanced Weapons and Equipment India 
Limited ; 


42.5 % of the paid - up equity share capital of 
IRRPL 


Name of transferring non - production unit 


Ordnance Factory Bhandara 

Ordnance Factory Chanda Chandrapur 

Ordnance Factory Ambajhari 

Ordnance Factory Varangaon 

Ordnance Factory Dehradun 

Ordnance Factory Katni 

Ordnance Factory Tiruchirappalli 

Ordnance Factory Itarsi 

Ordnance Factory Dehu Road 


Munitions India Limited ; 

8 % of the paid - up equity share capital of 
IRRPL 


Ordnance Equipment Factory Kanpur 

Ordnance Clothing Factory Shahjahanpur 
Gun Carriage Factory Jabalpur 
Vehicle Factory Jabalpur 
Heavy Vehicle Factory Avadi 

Ordnance Factory Ambernath 

Cordite Factory Aruvankadu 

Ordnance Factory Medak 

Ordnance Factory Muradnagar 


[ भाग I— खण्ड 3 ] 


2 . 


3 . 


4 . 


OF schools 


OFB Head Quarter 

Units 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ordnance Factory Bolangir 

Ordnance Factory Bhusawal 

Ordnance Cable Factory Chandigarh 

Ordnance Equipment Factory Hazratpur 

Ordnance Factory Project Nalanda 

Ordnance Factory Project Korwa 

Ordnance Factory Bhandara 

Ordnance Factory Ambarnath 
Ordnance Factory Ambajhari 
Ordnance Factory Bhusawal 

Ordnance Factory Chandrapur 

Ordnance Factory Varangaon 

Ordnance Factory Itarsi 

Ordnance Factory Katni 

Gun Carriage Factory Jabalpur 
Ordnance Factory Khamaria 

Vehicle Factory Jabalpur 

Cordite Factory Aruvankadu 

Ordnance Factory Tiruchirappalli 

Ordnance Clothing Factory Avadi 
Ordnance Factory Badmal 

Gun and Shell Factory Cossipore 
Metal and Steel Factory Ishapore 
Rifle Factory Ishapore 


Ordnance Factory Dum Dum 

Ordnance Factory Muradnagar 

Ordnance Clothing Factory Shajahanpur 

Ordnance Equipment Factory Kanpur 

Ordnance Factory Kanpur 

Ordnance Factory Dehradun 

OFB Head Quarter ( located at Kolkata ) and OFB New Delhi Office 


Identified surplus land of 3152.11 acres located at 16 Ordnance factories , as follows : 

( a ) Ordnance Factory Bhandara : 420 acres 

( b ) Ordnance Factory Ambernath : 168.32 acres 

( c ) Ordnance Factory Ambajhari : 552 acres 

( d ) Ordnance Factory Varangaon : 140 acres 

( e ) Ordnance Factory Itarsi : 585 acres 

( f ) Ordnance Factory Katni : 45 acres 

( g ) Gun Carriage Factory Jabalpur : 168 acres 


11 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( h ) Ordnance Factory Khamaria : 307 acres 

( i ) High Energy Projectile Factory Tiruchirappalli : 288.55 acres 

( j ) Ordnance Factory Tiruchirappalli : 160 acres 

( k ) Heavy Vehicle Factory Avadi : 43.81 acres 

( 1 ) Ordnance Factory Medak : 36 acres 

( m ) Metal and Steel Factory Ishapore : 36.09 acres 

( n ) Ordnance Factory Muradnagar : 87.35 acres 
( 0 ) Ordnance Clothing Factory Shahjahanpur : 52.02 acres 
( p ) Ordnance Factory Kanpur : 62.97 acres 


[ PART I - SEC.3 ] 


[ F. No. 1 ( 5 ) / 2021 / OF / DP ( Plg - V ) ] 
PUNEET AGARWAL , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by 
SURENDER MAHADASAM 
Date : 2021.10.01 16:59:34 


SURENDER 

MAHADASAM 
+ 05'30 ' 


